जादुई टोपी 


जादुई टोपी 


एक मां और उसका छोटा बेटा एक छोटे गांव में अकेले रहते थे. हालांकि वे काफी 
गरीब थे पर एक - दूसरे के लिए अपने प्यार में वे बड़े अमीर थे. सर्दी में , माँ ने अपने 
लड़के के लिए एक गर्म टोपी बनाई . हर बार जब लड़का वो टोपी पहनता, तो उसे 
बहुत खास महसूस होता था . उसे लगता था कि वो कोई जादुई टोपी थी . 


उस जादुई टोपी की खबर जल्द ही पूरे इलाके में फैल गई . फिर जहाँ भी लड़का जाता, 
लोग उसकी टोपी के लिए मोटी रकम देने को तैयार होते. पर लड़का सबसे यह कहते 
हुए मना करता, "मुझे क्षमा करें , मैं अपनी टोपी बेचूंगा नहीं . वो मेरी मां ने खासतौर 
पर मेरे लिए बनाई है." जल्द ही लड़के को और अन्य लोगों को यह पता चला कि 
जादुई टोपी में असल में कोई जादू नहीं था . फिर लड़के पर झूठ बोलने का आरोप 
लगा, जिससे लड़का दुखी हुआ. अंत में वो एक बुद्धिमान बूढी महिला से मिला जिसने 
उसे याद दिलाया कि जो जादू वो महसूस करता है, वह टोपी में नहीं, पर उसकी माँ के 
प्रेम में था जिसने उस टोपी को बनाया था . 


चंद्रमा के दूसरी ओर अपने घर पर फादर टाइम ने सबसे भरोसेमंद आठ कहानीकारों 
को बुलाया और उन सभी से बच्चों में आशा का संदेश फैलाने को कहा. उनकामिशन 
दुनिया भर में जादुई किस्से फैलाना था : ऐसेकिस्से जो हमें याद दिलाते रहें कि हम 
सभी एक बड़े परिवार , और एक दुनिया के सदस्य हैं . हम चाहें कोई भाषा बोलते हों , 
हम कहीं भी रहते हों या हम कितने भी अलग दिखते हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता 
है . हममें से प्रत्येक को अधिकार है कि वो प्रेम करे, और अपने सपनों को साकार करे. 
यह उन कहानियों में से एक कहानी है . अपने दिल की आवाज़ को सुनें और इस 
कहानी का जादू औरों के साथ बाँटें . 


जादुई टोपी 


एक बार , एक माँ अपने छोटे बेटे के साथ जंगल के पास एक छोटी 
सी झोपड़ी में रहती थी . हालाँकि वे लोग बहुत गरीब थे, लेकिन वे 
एक -दूसरे से प्रेम करते थे. उनका घर प्यार से भरा था . 


माँ बहुत मेहनत करती थी . 
वो अमीर पड़ोसियों के लिए 
सिलाई, रोटी पकाने और उनकी 
फैंसी-पार्टियों के लिए खाना 
बनाने के साथ - साथ जो भी 
छोटे - मोटे काम मिलते थे उन्हें 
करती थी . 


लेकिन रात में , जब उसका काम पूरा हो 
जाता था , तो वो और उसका बेटा आग के 
पास बैठते थे. वो अपने बेटे को अपने 
सपनों की कहानियाँ सुनाती थी. लड़के 
के पास पड़ोसियों के बच्चों की तुलना में 
बहुत कम खिलौने और किताबें थीं , 
लेकिन उसे लेकर उसने कभीशिकायत 
नहीं की और न ही और ज़्यादा की मांग 
की . क्योंकि वो जानता था कि उसके पास 
उन अमीर बच्चों से कुछ अधिक 
मूल्यवान चीज़ थी . 


एक दिन , सर्दियों के बीच , 
माँ को जो भी धागा और 
ऊन मिला उससे उसने 
अपने बेटे के लिए एक 
टोपी बनाई. " जब तुम 
लकड़ी इकट्ठा करने के 
लिए बाहर जाओगे तो यह 
टोपी तुम्हें गर्म रखेगी, " 
माँ ने कहा, " यह कोई फैंसी 
टोपी नहीं है, लेकिन यह 
मैंने तुम्हारे लिए अपने 
दिल से बनाई है." 


जब भी उसने अपने सिर पर टोपी पहनी, उसे एक अजीब और अद्भुत 
अनः से अंदर से इतना अच्छा महसूस हुआ कि उसे लगा कि 
ज़रूर उस टोपी में कोई जादू होगा. अपने उत्साह में उसने सबसे कहा कि 
उसके पास एक जादुई टोपी थी . 


छोटा लड़का टोपी पाकर 
बहुत खुश हुआ और 
उसने माँ को बार-बार 
धन्यवाद दिया . वह 
जानता था कि उससे 
कहीं ज्यादा, माँ को टोपी 
की जरूरत थी लेकिन 
फिर भी उसने विनम्रता 
से माँ की बनाई टोपी को 
स्वीकार किया. वो 
जानता था कि उससे माँ 
कितनी खुश होगी, 
क्योंकि वो अपने बेटे को 
बेहद प्यार करती थी . 


एक दिन लड़के ने जंगल में टहलने का 
फैसला किया . उसे रास्ते में एक किसान 
मिला. किसान ने पहले ही जादू की टोपी के 
बारे में सुना था . अक्सर इस तरह की खबरें 
जंगल में बहुत तेजी से फैलती हैं . 
" देखो बेटा , तुम मुझे अपनी टोपी दे दो , 

और मेरा गर्म कोट ले लो, " किसान ने कहा . 
" क्योंकि ठंड बहुत कड़क है इसलिए मेरा 
गरम कोट उस टोपी की तुलना में तुम्हारे 
लिए अधिक उपयोगी होगा." 
वैसे लड़के को कोट की ज़रुरत थी, लेकिन 
उसने कहा , "नहीं, धन्यवाद श्रीमान, मैं 
अपनी टोपी का व्यापार नहीं कर सकता हूँ , 
क्योंकि मेरी माँ ने यह मेरे लिए खासतौर 
पर बनाई है ." 


अचानक किसान ने लड़के से टोपी छीन ली . फिर वो उसे अपने 
सिर पर रखकर भागने लगा. लड़का भी तेज़ी से उसके पीछे 
भागने लगा. 
फिर जल्दी ही अचानक किसान रुका और उसने टोपी वापस 
लड़के की ओरफेंक दी और कहा, “ इस टोपी में कोई जादू नहीं है ! 
जब मैंने उसे पहना तो मुझे कुछ खास महसूस नहीं हुआ . 
तुम दूसरों को बेवकूफ बनाते हो , यह बस एक साधारण पुरानी 
टोपी है. " 


फिर लड़के ने टोपी पकड़ी और 
जल्दी से अपने सिर पर वापिस 
रखी. जब उसने टोपी पहनी तो 
उसे फिर से कुछ ख़ास महसूस 
हुआ. अब वो खुश था , क्योंकि वह 
लगा कि टोपी का जादू ख़त्म नहीं 


हुआ था . 


" बेचारा किसान समझ नहीं 
पाया," लड़के ने अपने मन में 
सोचा. "निश्चित रूप से किसान ने 
कोई गलती की होगी. मेरी टोपी, 
वाकई में एक जादुई टोपी है!" 


लड़का जंगल में घूमता रहा . फिर शाम के समय वो राजा के महल के 

T. उसने देखा कि राजा के भोज में भाग लेने के लिए कई 
मेहमान बेहतरीन कपड़े पहनकर आए थे. 


पार 


महल के दरवाजे पर खड़े पहरेदारों में से 
एक ने लड़के की जादुई टोपी के बारे में 
सुना था . इसलिए उसने जल्दी से 
दरवाजा खोलकर लड़के को महल के 
अंदर प्रवेश कराया. जब वो अंदर पहुंचा 
तब राजा की नजर उस लड़के पर पड़ी . 
जब राजा ने लड़के की टोपी देखी, तो 
उसने लड़के से कहा, " तुम मुझे अपनी 
जादू टोपी दे दो, मैं उसके बदले में तुम्हें 
अपना मुकुट दे दूंगा ." लेकिन लड़के ने 
कहा, "मुझे क्षमा करें , आप बहुत महान 
हैं , लेकिन मैं अपनी टोपी को किसी भी 
भाव में बेंच नहीं सकता हूँ. क्योंकि मेरी 
मां ने वो मेरे लिए बनाई है. ” 


" अच्छा, अगर तुम मुकुट के बदले में मुझे अपनी टोपी नहीं दोगे," राजा ने कहा, " तो यहाँ 
महल में मेरे साथ कुछ दिन रहो ताकि मैं कभी-कभी तुम्हारी जादुई टोपी पहन सकूँ.” 
लेकिन जब लड़के यह करने से भी इनकार किया और महल छोड़ने और भागने की 
कोशिश की , तो राजा ने उसे रोका. 
राजा हर हाल में लड़के की टोपी चाहता था – और राजा जो चाहता था वो उसे प्राप्त 
करना भी जानता था . राजा ने एक नौकर को लड़के की टोपी छीनने आदेश दिया . नौकर ने 
वैसा ही किया और फिर तुरंत राजा ने अपने सिर पर लड़के की टोपी पहनी. 


पर जब उसने टोपी पहनी तो उसे कोई भी जादुई 
भावना महसूस नहीं हुई . 
राजा ने गुस्से में आकर लड़के और उसकी टोपी 
को , महल से बाहर फेंकने का आदेश दिया . 
" तुम झूठे और धोखेबाज हो," राजा चिल्लाया . 
" उस टोपी में कोई भी जादू नहीं है. " 


जंगल से वापस जाते समय लड़के की भेंट एक बुद्धिमान बूढ़ी महिला से हुई . 
बुढ़िया ने लड़के से उसके रोने का कारण पूछा. पहले तो लड़के को डर लगा 
कि वो बुढ़िया भी उसकी टोपी को छीनने की कोशिश करेगी. लेकिन फिर 
उसे बुढ़िया अच्छी और नेकदिल लगी. तब लड़के ने बुढ़िया को अपनी पूरी 
कहानी सुनाई. 


फिर लड़का रोता हुआ घर 
वापिस चलने लगा. वह 
दुखी था . वह यह नहीं 
समझ पा रहा था कि कोई 
और उसकी टोपी के जादू 
को क्यों महसूस नहीं कर 
पाया था . और फिर अन्य 
लोगों ने उसके साथ 
इतना बुरा व्यवहार क्यों 
किया था . 


बुढ़िया ने लड़के की बात सुनी, समझी, और फिर वो मुस्कुराई. 
उसने लड़के का हाथ पकड़ा और उसे आश्वस्त किया और कहा, 
" तुम्हारी टोपी वास्तव में जादुई है . " 


" लेकिन वो जादूकेवल तुम्हारे लिए है. उस टोपी में तुम्हारी माँ के 
प्यार की भावना बसी है," बुढ़िया ने कहा. " वो प्रेम केवल कोमल दिल 
वाला इंसान ही महसूस कर सकता है." 


फिर लड़के ने अपनी माँ के बारे में सोचा, और वो मुस्कुराया. बुद्धिमान 
महिला ने जो कहा था वो अब उसे समझ में आया. उसके दिल में प्यार उमड़ 
आया, और वो अपनी माँ से मिलने के लिए बेताब हो उठा . उसने बूढ़ी औरत 
को धन्यवाद दिया और फिर टोपी को कसकर पकड़कर घर की ओर चला . 


जब वो अंत में अपनी छोटी 
कुटिया में पहुँचा, तो 
उसकी माँ और एक पड़ोसी 
लड़का घर के बाहर ही खड़े 
थे. लड़का अपनी माँ के 
पास दौड़ा - दौड़ा गया और 
उसने अपनी बाहें माँ के 
गले में डाल दी . फिर उसने 
माँ को पूरी कहानी सुनाई. 
माँ , उस बूढी औरत जैसे ही 
मुस्कुराईं, लेकिन पड़ोसी 
बिल्कुल नहीं मुस्कुराया. 


खुश होने की बजाए , पड़ोसी ने कहा," तुम मूर्ख हो! एकदम 
गधे! तुम चाहते तो उस पुरानी टोपी के बदले में राजा का ताज 
ले सकते थे. फिर तुम अपनी बाकी जिंदगी चैन और सकून से 
बिता सकते थे. क्या तुम इतना भी नहीं समझते हो ? और 
अगर तुम राजा के साथ उसके महल में रहते तो तुम ऐसी 
हज़ारों टोपियां खरीद सकते थे और साथ में दुनिया भर के 
खिलौने भी. " 


फिर लड़के ने अपने पड़ोसी को देखा और कहा, "मुझे लगता है आप 
इस जादू को नहीं समझेंगे. मेरी मां ने मेरे लिए इस टोपी को बनाते 
समय उसमें इतना प्यार उंडेला है वही प्रेम मुझे अंदर से इतना 
अच्छा एहसास देता है. यही इस टोपी का जादू है. इसीलिये जब कोई 
अन्य व्यक्ति इस टोपी को पहनता है तो वो उस जादू को महसूस 
नहीं कर पाता है." 


" मैं दुनिया की किसी भी दौलत के 
लिए इस टोपी को नहीं बेंच सकता 
था," लड़के ने अपनी बात ज़ारी रखी. 
" ज़रा देखो, मुझे धन की ज़रुरत नहीं 
है और न ही मुझे एक महल में रहने 
की कोई तलब है. मेरे पास एक माँ है 
जो मुझसे बहुत प्यार करती है. इस 
मामले में मैं किसी भी राजा से ज्यादा 
अमीर हूँ." 


जैसे ही पड़ोसी चला गया, लड़के ने 
अपनी माँ को फिर से गले लगाया . 
माँ ने अपने बेटे को चूमा और फिर 
वे दोनों झोपड़ी में चले गए . 
छोटे लड़के और उसकी माँ ने उस 
दिन जो कुछ सीखा था उनके 
दिलों को वो पहले से ही पता था ... 
कि प्यार देना अपने आप में सबसे 
बड़ा जादू है. और उस रात , जब वे 
आग के सामने बैठकर कहानियां 
सुना रहे थे, तब लड़के की टोपी 
सोने में झिलमिलाती हुई लग रही 


थी . 


समाप्त 


